रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


10 - 33004 / 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


ROHD 


TAC - Asthma 


Suffertra 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
_ भाग I – खण्ड 1 
PART I Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , मई 8 , 2017 / वैशाख 18 , 1939 
NEW DELHI, MONDAY, MAY 8 , 2017 /VAISAKHA 18 , 1939 


सं . 124 ] 
No . 124 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग) 
( पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ) 

शुद्धिपत्र 
नई दिल्ली, 8 मई, 2017 

( मामला सं. : 01/ 24/ 2017 ) 
विषयः इंडोनेशिया , मलेशिया , थाइलैंड और सऊदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेचुरेटिड फैटी 

अल्कोहल्स " के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना । 


फा . सं . 14/51/ 2016-डीजीएडी . - समय- समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 
(जिसे आगे " अधिनियम " भी कहा गया है ) और समय- समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं 
पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान , आकलन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण हेतु ) नियमावली , 1995 (जिसे आगे 
"नियमावली " कहा गया है ) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध पाटनरोधी जाँच के संबंध में दिनांक 
24.04. 2017 की अधिसूचना सं . 14/ 51/ 2016-डीजीएडी ( मामला सं . : 01/ 24/ 2017) द्वारा जाँच शुरूआत 
संबंधी अधिसूचना जारी की है । 
पैरा 13 और 16 में अनजाने में हुई गलती के कारण उसमें आंशिक संशोधन आवश्यक हो गया जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत 
किया गया है, जिसका पाठ निम्नानुसार है 
( क ) 13. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतें दर्शाती हैं कि इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं कि 
संबद्ध वस्तुएं सामान्य मूल्य की तुलना में उच्चतर कीमत पर भारत को संबद्ध देशों से निर्यात की जा रही हैं और 
पाटन मर्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है । 


2997 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1] 


में निम्नानुसार सुधार किया गया है 
निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतें दर्शाती हैं कि इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं कि संबद्ध वस्तुएं 
सामान्य मूल्य की तुलना में कमतर कीमत पर भारत को संबद्ध देशों से निर्यात की जा रही हैं और पाटन मर्जिन 
न्यूनतम सीमा से अधिक हैं । 
( ख ) 16. आवेदक ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 01 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2016 

(15 महीने ) प्रस्तावित की है । तथापि , मै. वीवीएफ इस अवधि के दौरान 100 प्रतिशत ईओयू था । इस 
अवधि के दौरान प्राधिकारी ने जांच की अवधि 01 अप्रैल , 2016 से 31 मार्च, 2017 ( 12 महीने ) 
विचारित की है ताकि अत्यधिक अद्यतन डाटा के आधार पर पाटन और क्षति संबंधी विश्लेषण किया जा 
सके । क्षति जांच की अवधि में पिछले तीन वर्षों अर्थात 2012- 13, 2013- 14, 2014- 15 और जाँच की 

अवधि ( 01 अप्रैल , 2016 से 31 मार्च, 2017) के आंकड़े शामिल है । 
में निम्नानुसार सुधार किया गया है 

आवेदक ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 01 अप्रैल, 2015 से 30 जून , 2016 
( 15 महीने ) प्रस्तावित की है । तथापि , मै. वीवीएफ इस अवधि के दौरान 100 प्रतिशत ईओयू था । इस 
अवधि के दौरान प्राधिकारी ने जांच की अवधि 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 (12 महीने ) 
विचारित की है ताकि अत्यधिक अद्यतन डाटा के आधार पर पाटन और क्षति संबंधी विश्लेषण किया जा 
सके । क्षति जांच की अवधि में पिछले तीन वर्षों अर्थात 2013- 14, 2014- 15, 2015 - 16 और जाँच की 
अवधि (01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017) के आंकड़े शामिल है । 

डॉ . इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI- DUMPING AND ALLIED DUTIES) 

CORRIGENDUM 
New Delhi , the 8th May, 2017 

___ ( Case No : 01/ 24 / 2017 ) 
Subject: Initiation Notification in the Anti -dumping duty investigation against imports of 
“ Saturated Fatty Alcohols " originating in or exported from Indonesia , Malaysia , Thailand and Saudi 
Arabia . 

F . No. 14 /51 /2016 -DGAD . — Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 , as amended from time to 
time (hereinafter also referred to as the Act ), and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and 
Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995 , as 
amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Rules ) thereof, the Designated Authority has 
issued the Initiation Notification, vide notification No. 14/ 51 / 2016 - DGAD ( Case No: OI/ 24/ 2017 ) dated 
24 . 04 .2017, in respect of subject Anti- dumping investigation 

____ In partial modificationthereof , necessitated because of inadvertent error in Para 13 and 16 reproduced 
below , which read as follows at present 

(A ) 13. “ The normal values and export prices determined show that there is sufficient prima facia 
evidence that the subject goods are being exported form the subject countries to India at a price significantly 
higher than normal value and the dumping margins are above de -minimis ” . 

Is corrected to read as 


[ 11 I - qus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“ The normal values and export prices determined show that there is sufficient prima facia evidence 
that the subject goods are being exported form the subject countries to India at a price significantly lower 
than normal value and the dumping margins are above de -minimis ” . 

(B ) 16 . “ The applicant has proposed the period of investigation (POI) for the purpose of present 
investigation from 1st April, 2015 to 30th June, 2016 (15 months). However, M /s VVF was 100 % E . O . U . 
during this period Authority has considered the POI as 1st April, 2016 to 31st March , 2017 ( 12 months) so as 
to undertake dumping and injury analysis on the basis of most recent data . The injury investigation period 
covers the data of previous three years, i.e. 2012 - 13 , 2013 - 14 , 2014 - 15 and the period of investigation ( 1st 
April, 2016 to 31st March , 2017 ). ” 

Is corrected to read as 


“ The applicant has proposed the period of investigation (POI) for the purpose of present investigation 
from 1 $ April , 2015 to 304 June , 2016 ( 15 months ). However, M /s VVF was 100 % E . O . U . during this period , 
Authority has considered the POI as 1$ April, 2016 to 319 March , 2017 ( 12 months) so as to undertake 
dumping and injury analysis on the basis of most recent data . The injury investigation period covers the data 
of previous three years, i.e . 2013 - 14 , 2014 - 15, 2015 - 16 and the period of investigation ( 1st April , 2016 to 
31st March , 2017 ). ” 

Dr. INDER JIT SINGH , Addl. Secy . & Designated Authority 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

Date : 2017 .05 .09 15 :49 :27 + 05 30 


